निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 आश्विन 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 873) पटना , शुक्रवार , 7 अक्तूबर 2016 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

19 अगस्त 2016 
सं0 22 नि0 सि0 (सिवान ) - 11 - 06 / 2011 / 1769 — मो0 तसलीम ( आई0 डी0 - 3631), तत्कालीन सहायक 
अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0 - 1, मधुबनी, शि0 - पडरौना सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्व वर्ष 2010 - 11 में पी० पी० 
तटबंध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में बरती गई कतिपय अनियमितता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के 
लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1071 दिनांक 11.05.15 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी0 ) के तहत 
विभागीय कार्यवाही चलायी गयी । 

उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की 
गयी । समीक्षा में पाया गया कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी0 ) के तहत मामला कालबाधित है । साथ ही 
इस मामले में वित्तीय हानि होना भी परिलक्षित नहीं है । समीक्षोपरान्त श्री तसलीम के विरूद्ध मामला कालबाधित मानते 
हुए संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है । 

उक्त निर्णय के आलोक में मो0 तसलीम ( आई0 डी0 - 3631), तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण 
प्रमण्डल सं0 - 1, मधुबनी, शि0 - पडरौना सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध मामलो को संचिकास्त करते हुए उनके विरूद्ध 
संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जीउत सिंह , 
सरकार के उप - सचिव । 


10 तसलीम ( आई0 डी0 -3631), तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 873 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


